रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


Cover photo 


TMD 


REGISTERED No. D. L..- 33002/99 


REGISTERED NO.DL -3102,99 


A 


दिल्लीराजपन्न 


elhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 80 ] 
No. 80 ] 


दिल्ली , सोमवार , जून 16 , 2014 / ज्येष्ठ 26 , 1936 
DELHI, MONDAY, JUNE 16 , 2014 / JYAISTHA 26 , 1936 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 47 

[ N. C. T . D . No. 47 


- 


Ram 


भाग - IV 
PART -IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


परिवहन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 16 जून, 2014 
No. F. DC/ OPS/Tpt/285 / 2014/110. - दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 में और आगे संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) 
की धारा 212 की उपधारा ( 2) तथा धारा 2 के खंड ( 41) के साथ पठित धारा 65 की उप -धारा ( 2) के खंड ( ओ) तथा ( पी ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, उसे उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिन्हें इसके द्वारा प्रभावित होने 
की संभावना है, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तिथि से 07 दिन की अवधि के बीतने के बाद निर्धारित 
अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली किन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जिस तिथि से इस अधिसूचना 
वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध हों । 
2. इस संबंध में आपत्तियों या सुझाव आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग , 5 / 9 
अंडर हिल रोड दिल्ली - 100054 को सम्बोधित की जानी चाहिए । 

प्रारूप नियमावली 
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : - 1. (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन ( संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जायेगा । 

( 2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होगी । 


2486 DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


ANALAN 


faya 44 


vigter 


: 


2. faro HICP C1E-T BUATA , 1993 (FOTET FR * 547 987 348 four 
गया है ) का मूल नियम 44 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
"44 मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण - मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर 
का अनुरक्षण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के 
449 41 * Facifci 1974 ☆ Ponut GTI 
3. BORT Fun AH 440 446 | fast foulGT 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

ज्ञानेश भारती, आयुक्त 


TRANSPORT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Deini, tie 16th June, 2014 
No.F .DC /OPS / Tpt/285 /2014 /110 .- The following draft of rules further to amend the Delhi Motor Vehicles 
Rules, 1993, which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make, in exercise of 
the powers conferred by the clauses (o ) and (p ) of sub -section (2 ) of Section 65, read with clause (41) of Section 2 and 
sub -section (2 ) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), is hereby published for the information of 
all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration 
after the expiry of a period of seven days from the date on which the copies of the Delhi Gazette containing this 

fi perind of caven us from the date on thich the copies of the Delhi Casette containino this 
notification are made available to the public , together with any objections or suggestions that may be received in 
respect thereto by the stipulated period . 
2 . Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Commissioner ( Transport), Government of 
National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 , Under Hill Road , Delhi- 110054 . 

DRAFT RULES 
Short title and 1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles 
commencement 

(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi 

Gazette . 


(1) Themendment) Rules, force on the 


LA 


Amendment of rule 44 


In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 , (hereinafter referred to as the said 
Rules ), for rule 44 the following shall be substituted , namely : 
" 44 . Maintenance of State Register of Motor Vehicles. The State Register of 
Motor Vehicles shall be maintained by the registering authority in the electronic 
format in Form 41 of the CentralMotor Vehicles Rules, 1989 ." 


3. 


In the said Rules, rules 44A and 44B shall be deleted . 


By Order and in the Name of the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

GYANESH BHARTI, Commissioner 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


शहरी विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 16 जून, 2014 
सं . फा .1 / (15ई) / एडी / डीएलबी / विविध -iv / एस - 1 / 2014 / 2021. सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
बेदखली). अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.2.1977 को जारी अधिसूचना सं0 यू० 
11030 / 5 / 76 - यूटीएल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सम्बद्ध दिल्ली नगर निगम 
के निम्नलिखित अपर उपायुक्त (मुख्यालय) को प्रत्येक नगर निगम की निर्धारित स्थानीय सीमा के भीतर “ सम्पदा अधिकारी के 
रूप में निम्न प्रकार नियुक्ति करते हैं : 
क्र . सं . संपदा अधिकारी 

स्थानीय सीमाएं 
| 1. अपर उपायुक्त (मुख्यालय ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम । उत्तरी दिल्ली नगर निगम . 

अपर उपायुक्त (मुख्यालय ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 
अपर उपायुक्त (मुख्यालय ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम | पूर्वी दिल्ली नगर निगम 


- 


- 


संपदा अधिकारी उक्त अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत या द्वारा संपदा अधिकारी के 
रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
आनन्द प्रकाश शर्मा, उप - निदेशक (स्थानीय निकाय ) 


DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

Delhi , the 16th June, 2014 
No. F. 1/(15E)/ AD/DLB/ Mise-IV/ S -I/ 2014/2021. - In exercise of powers conferred by Notification No . 
U -11030 /5/76 -UTL , dated 21.02. 1977 issued by Govt. of India under Section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorized Occupants ) Act, 1971, the Hon ble Lieutenant Governor, Delhi is pleased to appoint the following 
Addl. Dy. Commissioner (HQ ) of respective DelhiMunicipal Corporation (DMC) as Estate Officer within the local 
limit of each Corporation prescribed herein below : 


SI. No. 


- 


- 


Estate Officer 
Addl. Dy. Commissioner (HQ) North DMC 
Addl. Dy . Commissioner (HQ ) South DMC 
| Addl. Dy. Commissioner ( HQ) East DMC 


- 


- 


Local Limits 
North DMC 
South DMC 
East DMC 


2 . 


The Estate Officers shall exercise the power conferred and perform the duties imposed as Estate Officers 
by or under the said Act & Rule thereunder. 


By Order and in the Name of the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, 
ANAND PRAKASH SHARMA , Dy. Director (Local Bodies) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


